निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 चैत्र 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 326) पटना , मंगलवार , 12 अप्रील 2016 


जवा 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

4 फरवरी 2016 
सं0 V / जे0एस0 - 508 / 2015 - 677 — श्री पंकज कुमार बसाक , अवर निबंधक, उदाकिशनगंज , (मधेपुरा) को 
गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवा प्राप्त करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार , पटना में निर्धारित किया 
जाता है । 

3. चूंकि इन्होंने जाली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाई है अतः इन्हें निलंबन अवधि में जीवन 
निर्वाह भत्ता देय नही होगा । 

4. इसमें सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

देवकी नंदन दास , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 326 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


